HO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 683 राँची, सोमवार , 


26 अगस्त , 2019 (ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
14 अगस्त , 2019 


2 . 


संख्याः- 16/प्रसु०-02-05/ 2014 का . 6512-- विभागीय अधिसूचना संख्या -5637 दिनांक 
25.06.2015 द्वारा झारखण्ड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015 का गठन 
किया गया है । 

उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार " आधार आधारित बायोमैट्रिक 
उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी 
कर्मियों / अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा बशर्ते ऐसे कर्मी नियुन्तम 3 माह की 
अवधि के लिए नियोजित किये गये हैं । इसमें संविदा / दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल रहेंगे। यदि 
नियोजन 3 माह की अवधि से कम हो , तो सम्बन्धित कार्यालय /विभाग पूर्व की व्यवस्थानुसार 
उपस्थिति का अभिलेखन अनुरक्षित करेंगे। " 


2 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 अगस्त, 2019 

साथ ही उक्त नियमावली के नियम-16 के अनुसार "किसी उपबन्ध के निर्वचन 
में कोई संदेह उत्पन्न होने पर कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को निर्दिष्ट 
किया जायेगा, जिसका निर्वचन अन्तिम होगा । " 


4 . 


चूँकि जिलों में अभियोजन सम्वर्ग के पदाधिकारी जिला न्यायमण्डल के द्वारा 
निर्धारित कार्यावधि के अनुरूप कार्य करते हैं । अतः इस सम्वर्ग को उक्त नियमावली के नियम -5 के 
अन्तर्गत बायोमैट्रिक प्रणाली अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त किया जाता है । 


5 . 


प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


सुनीत कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 683 -- 50 


